. 


. 


. 


शासन 


पंजीयन क्रमांक 
" छत्तीसगढ़/ दुर्ग / 09 / 2013- 2015 . ” 


छत्तीसग 


“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के 
नगद भुगतान ( बिना डाक टिकट ) के प्रेषण 
हेतु अनुमत . क्रमांक जी .2 - 22 - छत्तीसगढ़ 
गजट / 38 सि . से. भिलाई , दिनांक 
30 - 05 - 2001. " 


सत्यमेव जयते 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


( असाधारण ) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 404 ] 


रायपुर , शुक्रवार, दिनांक 4 नवम्बर 2016 - कार्तिक 13, शक 1938 


राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग 
मंत्रालय , महानदी भवन , नया रायपुर 


नया रायपुर, दिनांक 4 नवम्बर 2016 


अधिसूचना 


क्रमांक 6-18/ बजट / सात - 3/ 2009 . - भारत सरकार, भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय के अर्द्ध शासकीय पत्र क्रमांक D. O . 
No . 13014/ 4 / 2007-LRD दिनांक 02 अगस्त , 2011 के साथ संलग्न निर्देशों के अनुपालन में छत्तीसगढ़ राज्य में DILRMP ( DIGITAL INDIA 
LAND RECORDS MODERNIZATION PROGRAMME ) के संचालन हेतु राज्य शासन एतद्द्वारा निम्नानुसार द्विस्तरीय कार्यक्रम प्रबंधन इकाई 
( Project Management Unit ) का गठन करता है : 


( अ ) शासी निकाय ( Governing Body ) :- ( आमसभा ) 


पदाभिहित अधिकारी 


PMU में भूमिका 


प्रमुख सचिव / सचिव, राजस्व विभाग 
आयुक्त , सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त / संचालक , भू - अभिलेख 
सचिव / सदस्य , राजस्व मण्डल 
सचिव, पंजीयन विभाग 
सचिव , सूचना एवं प्रौद्यौगिकी विभाग 
सचिव, नगरीय विकास विभाग 
सचिव , विधि विभाग 
सचिव, वित्त विभाग 
सचिव , योजना विभाग 
पंजीयन महानिरीक्षक 
संभागीय आयुक्त - 2 ( चक्रानुक्रम में ) 
राज्य सूचना एवं विज्ञान अधिकारी ( एन . आई. सी . ) 
डी . आई. एल . आर . एम . पी . योजनान्तर्गत शामिल किये गये जिले 
के संबंधित कलेक्टर . 


पदेन अध्यक्ष 
पदेन सदस्य सचिव 
पदेन सदस्य 
पदेन सदस्य 
पदेन सदस्य 
पदेन सदस्य 
पदेन सदस्य 
पदेन सदस्य 
पदेन सदस्य 
पदेन सदस्य 
पदेन सदस्य 
पदेन सदस्य 
विशेष आमंत्रित सदस्य 


807 


808 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 4 नवम्बर 2016 


( ब ) समिति की कार्यकारिणी [ Executives ( office) of the Society] 


पदाभिहित अधिकारी 


PMU में भूमिका 


पदेन मुख्य कार्यकारी अधिकारी 
पदेन सदस्य 
पदेन सदस्य 
पदेन सदस्य 


प्रमुख सचिव / सचिव, राजस्व विभाग 
आयुक्त , सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त / संचालक , भू- अभिलेख 
पंजीयन विभाग के प्रतिनिधि 
राज्य एन. आई. सी . से डी . आई. एल. आर. एम. पी . के समन्वयक 
एवं तकनीकी निर्देशक 
Remote Sensing Aerial Photography, Survey of 
India , Forest Survey of India , C - DAC , Soil and 
Land Use Survey of India एवं NRSC से संबंधित 
एजेंसियों में से 2 ( दो) विशेषज्ञ सदस्य . 
सूचना एवं प्रौद्यौगिकी से संबंधित एजेन्सियों से 2 ( दो) विशेषज्ञ 


पूर्णकालिक सलाहकार 
( Full Time Consultant ) 


पूर्णकालिक प्रोग्रामर 
(Full Time Programmer ) 


सहयोगी / सहायक स्टाफ : 
लेखापाल 
सहायक 
डाटा एन्ट्री आपरेटर ( DEO ) 
भृत्य 


No. 6 - 18 /Budget/ 7 - 3 /2009 . — In compliance of instruction attached with D .O . No. 13014 /2007 -LRD dated on 
02 August , 2011 issued by Government of India , Land resources department, Rural developmentministry for operating 
DILRMP ( Digital India Land Record Management Programme) in Chhattisgarh State , the State Government hereby , 
constituted a two tier project management unit, As follows : 


[ A ] Governing Body : - (General assembly ) 


No . 


Designated Officers 


Role in PMU 


Principal Secretary/ Secretary,Revenue Department 
Commissioner, Survey & Settlement/Director, Land 
Records 
Secretary /Member, Board of Revenue 
Secretary , Registration Department 
Secretary, IT Department 
Secretary, Urban Development Department 
Secretary , Law Department 
Secretary, Finance Department 
Secretary, Planning Department 

IG Registration 
____ Divisional Commissioner - 2 ( By Rotation ) 

State Informatics Officers, (NIC ) 
DMsof Districts covered under the DILRMP 


Ex -officio Chairperson 
Ex-officio Member 
Secretary 
Ex-officio Member 
Ex - officio Member 
Ex -officio Member 
Ex -officio Member 
Ex -officio Member 
Ex- officio Member 
Ex -officio Member 
Ex - officio Member 
Ex -officio Member 
Ex-officio Member 
Ex -officio Member 


FORTUIG THUS , facich 4 Hak 2016 


808 ( 1 ) 


[ B ] Office of the Society 


No. 


Designated Officers 


Role in PMU 


Principal Secretary /Secretary , Revenue Department 


Ex- officio Chief 
Executive Officer 
Ex-officio Member 


Ex -officio Member 
Ex-officio Member 
Full Time Consultants 


Commissioner, Survey & Settlement /Director , Land 
Records 
Representative of Registration Department 
DILRMP coordinater of NIC in the State /UT 
Experts from the agencies dealing with Remote 
Sensing, Aerial Photography, Survey of India , 
Forest Survey of India , C - DAC, Soil and Land 
Use Survey of India and NRSC . 
2 Experts from the agencies dealing with IT 
Supporting staff : 
Accountant 
Assistant 
Data Entry Operator 
Peon 


Full Time Programmers 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

và HF, 39- 4fd4. 


संचालक , मुद्रण तथा लेखन सामग्री , छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय , रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2016, 


